M .NP 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


11 आश्विन, 1938 ( २०) 


संख्या - 734 राँची, मंगलवार , 


3 अक्टूबर , 2017 (ई०) 


नगर विकास एवं आवास विभाग 


संकल्प 
26 सितम्बर , 2017 


विषयः- राज्यान्तर्गत विभिन्न शहरी स्थानीय निकायों में निर्मित एवं निर्माणाधीन नगर 

भवनों का नामकरण पंडित दीन दयाल उपाध्याय नगर भवन करने के संबंध में । 


संख्या-5/ विविध - 43/ 2017 न०वि०आ०-6187 -- राज्य के विभिन्न शहरी स्थानीय 
निकायों में नगर भवन निर्मित कराए जा रहे हैं तथा पूर्व से कई नगर निकायों में नगर 
भवन निर्मित हैं , जिन्हें कोई नाम नहीं दिया गया है । 
2 . वर्ष 2017, महान चिंतक एवं संगठनकर्ता पंडित दीन दयाल उपाध्याय का जन्म 
शताब्दी वर्ष है । 

अतः उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि राज्य 
के विभिन्न शहरी स्थानीय निकायों में निर्मित कराए जा रहे नगर भवन एवं पूर्व से निर्मित 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) मंगलवार , 3 अक्टूबर, 2017 


नगर भवन, जिनमें बैठने की न्यूनतम क्षमता 500 (पाँच सौ) व्यक्ति हो तथा जिन्हें कोई नाम 
नहीं दिया गया है, का नामकरण पंडित दीन दयाल उपाध्याय नगर भवन किया जाएगा । 


3. सभी शहरी स्थानीय निकाय तद्नुसार कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे । 


4. प्रस्ताव पर माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त है | 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अरुण कुमार सिंह , 
सरकार के प्रधान सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 734-- 50 


